रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO DL - 33004 /99 


सस्यमवजयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग 1 - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 278 ] 
No. 278 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 1 , 2000 / अग्रहायण 10 , 1922 
NEW DELHI, FRIDAY , DECEMBER 1 , 2000 / AGRAHAYANA 10 , 1922 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
सार्वजनिक सूचना संख्या 45 ( आर ई-2000 )/ 1997 - 2002 

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर , 2000 
फा . सं . 01 / 89 / 214 / 00003 / ए एम 99. - निर्यात और 
आयात नीति , 1997 - 2002 के तहत पैराग्राफ 4 . 11 के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार एतद्द्वारा 
पुराने/ त्रुटिपूर्ण स्टील मदों के आयात के बारे में प्रक्रिया में निम्नलिखित 
संशोधन करते हैं : 

1. निर्यात और आयात मदों 1997 - 2002 के आई टी सी 

( एच एस ) वर्गीकरण के अध्याय 72 में उल्लिखित आयात 
लाइसेंसिंग टिप्पणी 3 के क्रम सं. 1 से 7 में यथा उल्लिखित 
पुराने त्रुटिपूर्ण स्टील मदों का आयात केवल मुम्बई, चैन्नई 
और कलकत्ता के सीमा शुल्क पोत पत्तन के माध्यम से 
अनुमत होगा । 
उपर्युक्त पुराने/ त्रुटिपूर्ण स्टील मदों के आयात परेषण के 
साथ पोतलदान पूर्व प्रमाण पत्र लगा होगा जिसमें माल का 
विवरण, माल की गुणवत्ता , माल का रसायनिक विश्लेषण , 
जांच, माल की मोटाई और चौडाई तथा समय - समय पर 
यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक , भाग -I, 1997 --2002 के 
परिशिष्ट 32क में यथा विनिर्दिष्ट किसी जांच एजेंसी से 

आईटीसी ( एच एस ) कोड सं. का उल्लेख हो । 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
PUBLIC NOTICE NO. 45 ( RE- 2000 )/ 1997 - 2002 

New Delhi, the 1st December, 2000 

F. No . 01/ 89 / 214 / 00003/ AM 99 . - In exercise of 
powers conferred under paragraph 4 . 11 of the Export and 
Import Policy, 1997 - - 2002 , the Director General of 
Foreign Trade hereby makes the following amendments 
to the procedure regarding import of seconds/defectives 
of steel items : - - 

1 Import of seconds/defectives of steel items as 

mentioned at S . Nos . 1 to 7 of Import Licensing 
Note 3 , appearing in Chapter 72 of the ITC 
(HS) classification ofExport and Import items, 
1997 - 2002 , shall be allowed only through 
customs sea port at Mumbai, Chennai and 
Calcutta. 
Import consignments of above mentioned 
seconds/ defectives of steel items shall be 
accompanied by a pre - shipment certificate 
regarding description of material, material 
quality , chemical analysis of the maternal , 
visual inspection , thickness and width of 
material and the ITC (HS) Code No. from any 
of the inspection agency as specified in 
Appendix 32A of the Hand Book of 
Procedures , Vol. I , 1997 - - 2002 , as amended 

from time to time. 
This issues in public interest . 
N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade 


एन. एल. लखपाल , महानिदेशक , विदेश व्यापार 


3291 GI/ 2000 


Prints ! 


Manager , Govt of India Press , Ring Road Mayapun, New Delhi - 110064 
Published by the Controller of Publication ", Delhi -110054. 


For 


